सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 कार्तिक 1936 ( श० ) 
राँची ,मंगलवार 

11 नवम्बर , 2014 (ई०) 


संख्या 590 


खान एवं भूतत्व विभाग 


- -- - - - - -- - 


अधिसूचना 
27 अक्टूबर , 2014 


संख्या - खनि (विविध)- 114/2010- 2374-एम0 -- राँची, झारखण्ड राज्य के खान एवं भूतत्व 
विभाग द्वारा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2/ 2010, दिनांक - 6 अप्रैल, 2010 के आलोक में 
झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत धारित वृहत खनिज (कोयला को छोड़कर) के खनन पट्टे पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्रों का 
DGPS Survey का उपयोग करते हुए Geo-referenced Cadastral Map तैयार करने हेतु भारतीय खनि 
विद्यापीठ, धनबाद को नामित किया जाता है । 
2 - भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद को उक्त कार्य हेतु भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर द्वारा निर्गत परिपत्र 
संख्या- 02/ 2010, दिनांक -6 अप्रैल , 2010 में वर्णित दिशा-निर्देश का अनुपालन करना होगा । 
3- पट्टाधारी / अनुज्ञप्तिधारी भारतीय खनि विद्यापीठ , धनबाद से निम्नांकित शत्र्तों पर DGPS Survey का 
उपयोग करते हुए Geo-referenced Cadastral Map तैयार करा सकती है : 
I. सर्वे की दर प्रति हेक्टर प्रति माईन्स रू 780/-( सात सौ अस्सी) मात्र होगी, जिसमें 12 % सर्विस 

टैक्स एवं 3 % शिक्षा उपकर सम्मिलित है । 
II. Consultancy Fee का अग्रिम भुगतान रजिस्ट्रार , इण्डियन स्कूल ऑफ माईन्स के पक्ष में 

धनबाद पर भुगतेय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाए । 
चूँकि ISM, Dhanbad आयकर से मुक्त है । अत: श्रोत पर कर (TDS) कटौती नहीं होगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 11 नवम्बर, 2014 


IX . 


IV. खान प्रबंधन के द्वारा उपयुक्त वाहन ISM team के सदस्यों के आवागमन हेतु उपलब्ध कराना 

होगा । 
आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था ISM team को DGPS सर्वे के दौरान उपलब्ध कराना होगा । 

कुल (04) मजदूरों का दल ISMteam को मुफ्त प्रदान करना होगा । 
VII. खान प्रबंधन द्वारा ISM team को मुफ्त Fooding एवं Lodging की व्यवस्था 

आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा । 
VIII. सर्वेपिलर की उपलब्धता सर्वे टीम के लिए DGPS सर्वे हेतु आवश्यक होगा । 

यदि सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीणों द्वारा विवाद/बाधा उत्पन्न होती है , तब विवाद के खान 
प्राधिकरणों से सुलझाने तक रूकी रहेगी तथा मानव दिवसों के नुकसान के लिए खान प्राधिकरण 

द्वारा अतिरिक्त राशि देय होगी । 
X. DGPS सर्वे हेतु भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद को भुगतान किए जाने वाले राशि एवं 

आवागमन हेतु वाहन से संबंधित व्यय का भुगतान संबंधित पट्टेधारी को करना होगा । 
भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद की टीम को DGPS सर्वे के दौरान आवश्यक सुरक्षा की 

व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करा दी जा जाएगी । 
DGPS सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/ राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी निदेश का पालन 
भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद को करना होगा । 
यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 


XI. 


3 - 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आनन्द मोहन ठाकुर , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 590 -50 | 


